पंजीकृत संख्या- यू0 ए0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड-15 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 मई, 2014 ई0 ( बैशाख 20, 1936 शक सम्वत् ) [ संख्या -19 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


273-282 


1500 


175-192 


1500 


... 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक , शिक्षा विभाग , 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो रतीय संसद प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


उत्तराखण्ड 


975 


975 


- 


975 


975 


975 


... 


1425 


273 - क 


..... 


274 


उत्तराखण्ड गजट , 10 मई, 2014 ई० (बैशाख 20, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान - नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

चिकित्सा अनुभाग -2 

अधिसूचना 
तैनाती संशोधन 

25 फरवरी, 20 ई ० 
संख्या 233 / XXVIII- 2/01 ( 37 ) 2007 टी 0 सी 0IV-एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या 114 / XXVIII-21 
01 (37 )2007 टी 0 सी 01 V, दिनांक 30-01-2014 द्वारा डा 0 आलोक जैन, वरिष्ठ ई ०एन0 टी 0 सर्जन की दून चिकित्सालय, 
देहरादून हेतु की गई तैनाती में आंशिक संशोधन करते हुए, उन्हें चिकित्साधिकारी (वी ० आई० पी ० डयूटी), दून 
चिकित्सालय, देहरादून के रिक्त पद पर तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 177 / XXVIII-2/ 01( 37)2007 टी 0 सी olV, दिनांक 08-02-2014 के क्रम में , 
डा 0 आलोक जैन सप्ताह के 03 दिन अर्थात सोमवार , मंगलवार एवं बुधवार को संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार एवं 
अवशेष 03 दिन दून चिकित्सालय, देहरादून में पूर्ववत् अपनी सेवाएं प्रदान करते रहेंगे । 

इस अतिरिक्त कार्य हेतु डा 0 जैन को कोई यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा । 
उपरोक्त वर्णित अधिसूचना दिनांक 08-02-2014 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । 


2 . 


3 . 


4 . 


अधिसूचना 
पदोन्नति / तैनाती 

26 फरवरी, 2014 ई ० 
संख्या 238 / XXVIII -2/01 (92) 2006- एतद्वारा पी ०एम० एच० एस ० संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत डा 0 गीता जोशी, 
अपर निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून , वेतनमान वेतन बैण्ड -4 , ₹ 37400-67000, ग्रेड वेतन 
₹ -8900 को नियमित चयनोपरान्त , निदेशक, वेतनमान वेतन बैण्ड –4, ₹ 37400-67000, ग्रेड वेतन ₹ 10,000 - के - पद 
पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करते हुए, निदेशक चि ० स्वा 0 एवं प0 क 0, कुमाऊँ मण्डल , 
नैनीताल के रिक्त पद पर तैनात करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश, 


प्रमुख सचिव । 


कृषि एवं विपणन अनुभाग -2 

अधिसूचना 


05 मार्च, 2014 ई ० 


संख्या 215 / XIII( 2)/ 2014-69(01)/ 2002 टी 0 सी 0 - शासन की अधिसूचना संख्या 211 / XIII( 2)/69(01 )/ 
2002 टी 0 सी 0, दिनांक 04 अप्रैल, 2012 के द्वारा उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 
2011 ( अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2011) की धारा 48 ( क ) के अन्तर्गत श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल, मा 0 विधायक , 
जसपुर को योगदान तिथि से अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु अध्यक्ष, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड 
के पद पर नामित किया गया है । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 10 मई, 2014 ई 0 (बैशाख 20, 1936 


शक सम्वत्) 


275 


तत्क्रम में उक्त धारा 48( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सिंघल को उनके पूर्व कार्यकाल 
के समाप्त होने के उपरान्त, योगदान तिथि से अग्रेतर अधिकतम 02 वर्ष हेतु अध्यक्ष, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन 
विपणन बोर्ड के पद पर नामित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


डॉ ० रणवीर सिंह, 


प्रमुख सचिव । 


सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग 

कार्यालय ज्ञाप 
19 मार्च, 2014 ई ० 


संख्या 261 / VII -2-14/143- उद्योग /2003 -प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को शासकीय क्रय में मूल्य 
वरीयता / क्रय वरीयता प्रदान किये जाने हेतु औद्योगिक विकास विभाग , उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 
3396 / VII-II (08 )/143- उद्योग / 2003, दिनांक 30 जून , 2009 एवं संख्या 1864 / VII-II ( 09 )/143- उद्योग / 2003 
दिनांक 12 जनवरी, 2010 द्वारा निर्गत नीति को अतिक्रमित करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के सूक्ष्म एवं 
लघु (कुटीर एवं खादी सहित ) उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों तथा प्रदत्त सेवाओं को शासकीय उपापन 
( Procurement ) में निविदा के समय वरीयता दिये जाने हेतु एतद्वारा निम्नवत् सार्वजनिक उपापन नीति निर्धारित 
किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए कय वरीयता नीति, 2014 


1. संक्षिप्त नाम एवं आरम्भः 
( क) इस नीति का संक्षिप्त नाम " सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए कय वरीयता नीति , 

2014 " है । 
( ख) यह नीति आदेश जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी । 
2. कय वरीयता नीतिः 
( क) यह नीति उन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर लागू होगी, जिन्होंने राज्य के उद्योग 
निदेशालय / जिला उद्योग केन्द्रों में " सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास 
अधिनियम "-2006 ( MSMED Act-2006) के अंतर्गत "सूक्ष्म तथा लघु उद्यम " के रूप में 
उद्यमिता ज्ञापन भाग -2 ( E.M. part-II ) फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की हो 
तथा शासकीय सामग्री क्रय कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग निदेशालय में पंजीकरण प्राप्त 
कर लिया हो । 
( ख) यदि सार्वजनिक खरीद में राज्य सरकार या उसके विभागों / संस्थाओं / निकाय / 
उपक्रमों द्वारा आई0एस 0 आई0, आई0एस0 ओ0 अथवा अन्य विशेषिकृत उत्पादों को 
खरीदे जाने की आवश्यकता हो तो , ऐसे उत्पादों के विशिष्टियों एवं मानकों का विवरण 
निविदा में ही दे दिया जाये, ताकि गुणवत्ता से समझौता किये बिना प्रदेश के सूक्ष्म एवं 
लघु उद्यमों ( कुटीर व खादी ग्रामोद्योग , हथकरघा व हस्तशिल्प सहित) से कय वरीयता 
नीति के अनुसार सामग्री का उपापन (Procurement) किया जा सके । 
गुणवत्ता / मानकीकरण को दृष्टिगत रखते हुए निविदा में सहभागी ऐसे उद्यमों के पास 
राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत प्रादेशीय / राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण 


276 


। 


उत्तराखण्ड गजट, 10 मई, 2014 ई0 (बैशाख 20, 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
संस्थाओं के प्रमाण -पत्र होने आवश्यक है । राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को भारत 
सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट संस्था राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि 0 ( NSIC) में अपना 
पंजीकरण कराकर उत्पादन एवं आपूर्ति क्षमता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक 
होगा, ताकि निविदा में सहभागी उद्यमों की उत्पादन एवं आपूर्ति क्षमता का आंकलन 
सुनिश्चित हो सके । राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि 0 ( NSIC ) द्वारा राज्य के सूक्ष्म व लघु 
उद्यमों के उत्पादन व आपूर्ति क्षमता के आंकलन / पंजीकरण हेतु गठित समिति में 
संबंधित जनपद के महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र को भी सहभागी बनाया जायेगा । 
योजना के प्रथम वर्ष में यदि इकाई द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि 0 ( NSIC ) में 
पंजीकरण हेतु आवेदन कर दिया गया है, लेकिन क्षमता आंकलन नहीं हो सका है , तो 
इकाई के शपथ पत्र तथा अधिकृत चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित क्षमतांकन के आधार 
पर क्षमता को स्वीकार किया जा सकेगा । 
( ग) कय वरीयता नीति के अंतर्गत अधिप्राप्ति व्यवहारों एवं आदेशों का पालन करते हुए 
निष्पक्ष, समान पारदर्शी और लागत सक्षम व्यवस्था के अनुरूप आपूर्तिकर्ताओं के बीच 
प्रतिस्पर्धात्मकता बनाये रखते हुए नीति का कियान्वयन किया जायेगा । 
( घ) कय वरीयता से तात्पर्य गुणवत्ता से समझौता किये बिना, प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु 
( कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प सहित) उद्यमों को प्रदेश की मध्यम 
व बृहत तथा प्रदेश से बाहर की सभी श्रेणियों के उद्यमों की तुलना में दी जाने वाली 
वरीयता से होगा, बशर्ते कि ऐसी इकाई द्वारा निविदा में दी गई दरें न्यूनतम दर (Li) 
से अधिकतम 20 प्रतिशत सीमा के अंतर्गत हो । 
( ड) निविदा में प्रदेश की सहभागी सूक्ष्म एवं लघु (कुटीर व खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा 
व हस्तशिल्प सहित) उद्यम , जिसने Li + 20 प्रतिशत मूल्य बैण्ड के भीतर निविदा 
मूल्य उद्धृत किया है, और उन्हें ऐसी परिस्थिति में जहां L मूल्य प्रदेश के सूक्ष्म और 
लघु उद्यम के अतिरिक्त किसी और से हो, वहां उनके मूल्य को Li मूल्य के स्तर पर 
लाकर आपूर्ति के आदेश दिये जायेंगे । प्रदेश की ऐसे एक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु 
उद्यम के मामले में आपूर्ति को क्षमता के अनुरूप आनुपातिक रूप में (निवदा की गई 
मात्रा तक ) बांटा जायेगा । 
( च) जहां पर निविदा में प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के अतिरिक्त प्रदेश के मध्यम व 
बृहत तथा प्रदेश से बाहर के सभी श्रेणी के उद्यम सहभागी हों और उनके द्वारा निविदा 
में दी गयी दर न्यूनतम (L1 ) हो, वहां पर निविदा में अंकित सामग्री की कुल मात्रा की 
50 प्रतिशत आपूर्ति प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों से प्रस्तर-(ड) में उल्लिखित प्राविधान 
के अनुसार की जायेगी और अवशेष 50 प्रतिशत की आपूर्ति निविदा में न्यूनतम दर 
( LI) देने वाले निविदादाता से की जायेगी । 
( छ) विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति , 2008 ( यथासंशोधित / परिवर्धित 
नीति-2011) में अधिसूचित पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाले सूक्ष्म व लघु ( कुटीर व 
खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प सहित) उद्यम , जिसने Li + 30 प्रतिशत मूल्य 
बैण्ड के भीतर निविदा मूल्य उद्धृत किया है, और उन्हें ऐसी परिस्थिति में जहां LI 
मूल्य प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्यम के अतिरिक्त किसी और से हो , वहां उनके मूल्य 
को Li मूल्य के स्तर पर लाकर आपूर्ति के आदेश दिये जायेंगे । 
( ज) यदि पर्वतीय क्षेत्र की इकाईयां आपूर्ति हेतु पात्र पायी जाती है, तो निविदा में 
सहभागी प्रदेश के समस्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए निश्चित की गई सामग्री 
आपूर्ति की मात्रा में से 50 प्रतिशत का उपापन पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित 
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से उत्पादन क्षमतानुसार किया जायेगा । 


. 


भाग 1 ] 


277 


क्र ० स ० 


or 


उत्तराखण्ड गजट , 10 मई, 2014 ई 0 ( बैशाख 20, 1936 शक सम्वत् ) 
( झ) यदि निविदा में प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम द्वारा भाग लिया 
जाता है, तो दरों की तुलना मूल्य वर्धित / व्यापार कर रहित एफ 0 ओ0 आर0 डेस्टिनेशन 
के आधार पर की जायेगी । 
( ञ) शासकीय कय करते समय यदि ऐसी निविदा प्राप्त होती है, जिसमें केवल प्रदेश के 
बाहर की इकाईयां भाग लेती हैं , तो उसमें न्यूनतम दर देने वाली इकाई को ही 
स्वीकार किया जायेगा एवं दरों की तुलना व्यापार कर सहित एफ 0 ओ0 आर0 डेस्टिनेशन 
के आधार पर की जायेगी । 
3. निविदा मूल्यः व्यवसाय चलाने की संव्यवहार लागत में कमी लाने के लिए 
प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों को निविदादाता विभाग / संस्था / निकाय / उपक्रम द्वारा 
निःशुल्क निविदा प्रपत्र ( Tender Form ) उपलब्ध कराकर निविदा में मांगी गयी अग्रिम 
धरोहर राशि (Earnest Money ) / प्रतिभूति राशि में विशेष रियायत दी जायेगी । 
4. प्रदेश से बाहर की इकाईयों के लिए निविदा में निश्चित धरोहर / प्रतिभूति राशि 
(EMD/Security or Performance Security) की तुलना में प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों 
से निम्नलिखित प्रकार से धरोहर / प्रतिभूति राशि ( EMD/ Security or Performance 
Security) ली जायेगी: 
विवरण 

प्रदेश के बाहर की इकाईयों की तुलना में 
निश्चित धरोहर राशि निश्चित प्रतिभूति राशि 
(EMD) का 

(Security 
Performance 

Security) का 
सूक्ष्म, कुटीर व खादी | 5 प्रतिशत 

10 प्रतिशत 
ग्रामोद्योग , हथकरघा 
हस्तशिल्प इकाईयां 
लघु उद्यम इकाईयां 

10 प्रतिशत 

15 प्रतिशत 
राज्य के सूक्ष्म व लघु उद्यमों को विपणन में प्रोत्साहन दिये जाने के लिए 
गुणवत्ता से समझौता किये बिना निविदा में रखी गयी औसत सालाना टर्नओवर 
( Average Annual Turnover ), विनिर्माण / सेवा का अनुभव / आपूर्ति की मात्रा, 
परिचालन अनुभव / प्रदर्शन प्रमाण - पत्र ( Manufacturing Experience /Supplied 
Quantity, Operational Experience /Performance Certificate) प्रस्तुत करने की 
पूर्व अर्हता (Pre -qualification) में पूर्ण रूप से छूट दी जायेगी । यदि इस प्रकार की 
छूट दिया जाना संभव न हो, तो , उस शर्त की उपयुक्तता पर संबंधित क्रयकर्ता 
विभाग / परिषद् / निकाय / निगम / संस्था द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का 
अभिमत प्राप्त कर , अपने शासी निकाय अथवा प्रशासनिक विभाग से इसकी स्वीकृति 
प्राप्त कर लेगें । 

शासकीय कय का तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन के अधीन समस्त शासकीय 
विभागों / निगमों / विकास प्राधिकरणों / संस्थानों / निकाय आदि के द्वारा किये जाने 
वाले सामग्री / सेवाओं के उपापन से होगा । 
7.. प्रत्येक शासकीय विभाग / संस्थान / उपक्रम /निकाय यह भी सुनिश्चित करेंगे कि 
प्रत्येक वर्ष में कुल कय सामग्री का कम से कम 30 प्रतिशत उपापन प्रदेश के सूक्ष्म व 
लघु उद्यमों से कर लें , किंतु जहां यह खरीद वर्ष में रू 0 5.00 लाख से कम की होती 
है , वहां पर यह 

नहीं 

शासकीय 


2. 


5 . 


6 . 


प्रतिबंध --- 


रहेगा। 


278 


8 . 


जायेगा । 


उत्तराखण्ड गजट, 10 मई , 2014 ई ० (बैशाख 20, 1936 शक सम्वत्) 

[ भाग 1 
विभाग / निगम / प्राधिकरण / संस्थान /निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष में की गई कुल खरीद 
की मात्रा एवं धनराशि विवरण (Statement ) उद्योग निदेशालय को अनिवार्य रूप से 
सूचित करेंगें । जिन संस्थाओं /निगमों के आर्थिक चिटठे बनाये जाते हैं , वे उक्त 
विवरण के साथ Statutory Auditor s ( C.A.) का प्रमाण पत्र भी देंगे । 

कय वरीयता नीति के प्रभावी क्रियान्वयन तथा Grievance Redressal 
Mechenism को सुदृढ़ करने हेतु सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम,उत्तराखण्ड 
शासन की अध्यक्षता में एक Grievance Redressal & Review Committee का गठन 
किया 

इस समिति में निदेशक , उद्योग क्रयकर्ता 
विभाग / उपक्रम / निकाय / संस्था के विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख दो उद्योग संघों के 
प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे । 
9. सभी शासकीय विभाग / उपक्रम / निगम / निकाय / संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष 
उपादान की जाने वाली सामग्री / वस्तु / सेवाओं की अनुमानित आवश्यकताओं की कुल 
मात्रा, वस्तु / सेवाओं की मदों का विवरण विभागीय वैबसाईट पर प्रदर्शित कर इसकी 
सूचना उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड को भी उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि शासकीय 
उपापन में पारदर्शिता के साथ - साथ प्रदेश के उद्यमों को शासकीय 
विभाग / उपकम / निगम / निकाय / संस्थाओं की वार्षिक खरीद की आवश्यकताओं के 
बारे में पूर्व से ही सभी सूचनायें प्राप्त हो सकें । 
10 . यदि उत्तराखण्ड में स्थित सरकारी या गैर सरकारी संस्थायें अथवा उनके द्वारा 
संचालित इकाइयां सूक्ष्म व लघु उद्यमों की श्रेणी में आती हैं , तो उन पर भी उपरोक्त 
प्राविधान लागू रहेंगे । 
11. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के प्राविधानों के तहत सभी संबंधित 
विभाग सामग्री / सेवाओं का उपापन स्वयं विभागीय प्रतिनिधायन ( Delegation of 
powers) के आधार पर करेंगे । 
12. 

कय वरीयता निविदा द्वारा उपापन में प्रदेश में स्थापित उत्पादन एवं सेवायें 
प्रदान करने वाले सूक्ष्म व लघु ( कुटीर व खादी ग्रामोद्योग , हथकरघा व हस्तशिल्प 
सहित) उद्यमों को ही अनुमन्य होगी । 
13. टर्न की प्रोजैक्ट्स के अंतर्गत सम्पादित की जाने वाली परियोजनाओं / कार्यों में 
भी आपूर्तिकर्ता फर्म / कियान्वयन संस्था के साथ यह भी शर्त अनिवार्यता रखी जायेगी 
कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कुल कय की गयी मात्रा का कम से कम 30 प्रतिशत 
उपापन (Procurement ) प्रदेश के सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से किया जायेगा । सभी 
फर्म / संस्था सम्बन्धित विभाग / निगम / निकाय / संस्थान को इस संबंध में प्रमाण पत्र 
भी उपलब्ध करायेंगे । 
14. सूक्ष्म, लघु उद्योगों के लिये कय वरीयता नीति का पर्यावेक्षण अपर मुख्य सचिव, 
वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी । समिति मॉनटरिंग करने हेतु 
सॉफ्टवेयर भी विकसित करेगी । 


आज्ञा से , 


एम 0 एच 0 खान , 
प्रमुख सचिव । 


* . . . . 


भाग 1 ] 


शक सम्वत् ) 


279 


उत्तराखण्ड गजट, 10 मई, 2014 ई० ( बैशाख 20, 1936 

वन एवं पर्यावरण अनुभाग -1 

अधिसूचना 


19 मार्च, 2014 ई ० 


- 


अध्यक्ष 


संख्या 401 / X - 1-2014-14 (10 )/ 2014- भारतीय वन सेवा (संवर्ग ) संशोधन नियमावली, 2014 के 
नियम -7 (1) एवं (5) व उक्त नियमों की अनुसूची के बिन्दु -1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड 
के श्री राज्यपाल महोदय , भारतीय वन सेवा ( उत्तराखण्ड संवर्ग) के अधिकारियों की तैनाती / नियुक्ति हेतु “सिविल 
सेवा परिषद् ” का गठन निम्नवत् करते हैं : 

(1 ) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन 
( 2) वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा राजस्व परिषद् के अध्यक्ष अथवा 

वित्तीय आयुक्त अथवा समकक्ष रैंक व स्तर का कोई अधिकारी 
( 3) कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव अथवा सचिव 
( 4) वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव अथवा सचिव 
(5 ) प्रमुख वन संरक्षक , उत्तराखण्ड, देहरादून 

सिविल सेवा परिषद् के कार्य एवं दायित्व एवं उनके निष्पादन हेतु प्रक्रिया भारतीय वन सेवा (संवर्ग) संशोह 
न नियमावली, 2014 के नियम -7 (1) एवं (5) की अनुसूची के क्रमशः बिन्दु-2 एवं 3 के अनुसार होंगे । 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


2 . 


आज्ञा से , 


एस0 रामास्वामी, 
प्रमुख सचिव । 


वित्त अनुभाग-१ 

अधिसूचना 

03 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 64 / XXVII ( 9)/ 2014/ स्टाम्प-05/ 2014 - श्री राज्यपाल महोदय , भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 
(केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899 ) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करके , राज्य में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संस्थान जिन्हें उपक्रम संचालित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 
निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है , ऐसी भूमि के रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान किये जाने की 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


भास्करानन्द , 

सचिव । 


280 


उत्तराखण्ड गजट, 10 मई, 2014 ई0 ( बैशाख 20, 1936 शक सम्वत् ) 


[भाग 1 


1 


In pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of the " The Constitution of India", the 
Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 64 / 
xxVII (9)/ 2014/Stamp -05/ 2014, dated March 03, 2014 for general information. 


NOTIFICATION 


March 03, 2014 
No. 64 /XXVII(9 )/2014 /Stamp-05 / 2014 --In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub 
section (1) ofsection 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (CentralActno - 2 of 1899) The Governor is pleased to 
remit the stamp fees on registration of such lands who is provided by the State Government for running of 
undertaking of the Institutions of CentralGovernmentand State Government in the State. 


By Order, 


BHASKARANAND , 

Secretary . 


संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग -2 

कार्यालय - ज्ञाप 

14 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या -25 / VI- 2/ 2013-27 (06 )/ 2011- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ( अधिनियम संख्या -22, 
वर्ष 2005 ) की धारा -5 व धारा -19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय खेल विभाग के 
अन्तर्गत शासन स्तर हेतु निम्नलिखित लोक प्राधिकारी ईकाई के सम्मुख अंकित लोक सूचना अधिकारी एवं 
अपीलीय अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय 
अधिकारी के रूप में अधिसूचित / नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र ० सं ० 


लोक प्राधिकारी ईकाई 


लोक सूचना अधिकारी 


प्रथम अपीलीय अधिकारी 


1 


2 


3 


4 


1 . 


खेल विभाग, उत्तराखण्ड 


उप सचिव , खेल विभाग, 


अपर सचिव , खेल विभाग, 


शासन 


उत्तराखण्ड शासन 


उत्तराखण्ड शासन 


2 . 


उपरोक्त नामित किये गये लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी, सूचना का अधिकार 
अधिनियम -2005 में उल्लिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे, तथा इस 
कार्य हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन, भत्तें आदि देय नहीं होंगे । 

इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 455/ VI-2/ 2012-27 (6)/2011 दिनांक 01-10-2012 इस 
सीमा तक संशोधित समझा जायेगा । 


आज्ञा से , 


डॉ ० अजय कुमार प्रद्योत , 


सचिव । 


281 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट , 10 मई, 2014 ई ० (बैशाख 20 , 1936 शक सम्वत् ) 

धर्मस्व कार्य अनुभाग -1 

अधिसूचना 

19 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 331 / VI/ 2014-12(02) 2014( 667) -मुख्य कार्याधिकारी, श्री बदरीनाथ - केदारनाथ मन्दिर समिति , 
जोशीमठ के पत्र संख्या -2505 / 98 - कमेटी / 2007-08 दिनांक 05 फरवरी, 2014 द्वारा श्री बदरीनाथ - केदारनाथ 
मन्दिर समिति द्वारा प्रस्तुत जनपद चमोली के गोपेश्वर - उखीमठ मोटर मार्ग ल नामक स्थान से 05 
किलोमीटर पैदल मार्ग पर स्थित माता अनुसूया मन्दिर को श्री बदरीनाथ - केदारनाथ मन्दिर समिति में अधिग्रहित किये 
जाने विषयक मन्दिर समिति द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या -07 दिनांक 26 जून , 2007 के अनुक्रम में श्री बदरीनाथ 
केदारनाथ मन्दिर अधिनियम 1939 की धारा -3(घ ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के 
परिशिष्ट -1 में वर्णित मन्दिरों में माता अनुसूया मन्दिर को सम्मिलित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

माता अनुसूया मन्दिर को श्री बदरीनाथ - केदारनाथ मन्दिर समिति में अधिग्रहित किये जाने के फलस्वरूप 
अधिनियम के परिशिष्ट -1 में वर्णित मन्दिरों की संख्या -29 के स्थान पर 30 समझी जाय । 


मा 


आज्ञा से , 


डा ० उमाकान्त पंवार , 


सचिव । 


सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग 

अधिसूचना 

13 मार्च, 2014 ई ० 
-संख्या -164 /- XLIII(I)/14-20 (01)/ 2014- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम , 2011 एवं उत्तराखण्ड 
सेवा का अधिकार (संशोधन ) अधिनियम, 2014 की धारा 12 एवं 13 प्राविधानान्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय 
निम्नानुसार " उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग " के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 

1. मुख्य आयुक्त 


अध्यक्ष 


2. आयुक्त 


सदस्य 


3. आयुक्त 


सदस्य 


2 . 


3 . 


आयोग का प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित होगा । 
आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्ते ऐसी होगी जैसा कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम , 
2011 एवं उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार ( संशोधन ) अधिनियम , 2014 में प्राविधानित है । 


आज्ञा से , 


रविनाथ रामन, 


अपर सचिव । 


282 


उत्तराखण्ड गजट , 10 मई , 2014 ई ० (बैशाख 20 , 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
कार्यालय विद्यालयी शिक्षा विभाग 

कार्यमुक्त - प्रमाणक 

18 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 235 / XXIV- 4/ 14- प्रमाणित किया जाता है कि सचिवालय प्रशासन ( अधि 0) अनुभाग -01 उत्तराखण्ड 
शासन के कार्यालय आदेश संख्या-662/ XXXI(1)/ 2014, दिनांक 07 मार्च, 2014 जैसा कि इसमें कहा गया है , के 

अनुपालन 
में अनुसचिव उत्तराखण्ड शासन के पद से दिनांक 18 मार्च, 2014 के अपराह्न में अवमुक्त किया गया । 


दिनेश चन्द्र जोशी, 

अनुसचिव । 


प्रतिहस्ताक्षरित 
एस0 राजू, 


प्रमुख सचिव, 


विद्यालयी शिक्षा विभाग , 
उत्तराखण्ड शासन । 

कार्यालय सामान्य प्रशासन विभाग 

कार्यभार - प्रमाणक 

19 मार्च, 2014 ई ० 
संख्या 507 / XXXI ( 2) - प्रमाणित किया जाता है कि सचिवालय प्रशासन ( अधि0 ) अनुभाग -01 उत्तराखण्ड शासन 
के कार्यालय आदेश संख्या -662 / XXXI( 1)/2014, दिनांक 07 मार्च, 2014 जैसा कि इसमें कहा गया है , के 

अनुपालन में 
अनुसचिव सामान्य प्रशासन विभाग , उत्तराखण्ड शासन के पद का कार्यभार दिनांक 19 मार्च, 2014 के पूर्वाह्न में ग्रहण 
किया गया । 

दिनेश चन्द्र जोशी, 

अनुसचिव । 


प्रतिहस्ताक्षरित 
सी ० एम० एस० बिष्ट, 

सचिव. 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
उत्तराखण्ड शासन । 
कार्यालय, पशुपालन डेरी एवं मत्स्य विभाग 

कार्यभार - प्रमाणक 

28 फरवरी, 2014 ई ० 
संख्या 51 / पी ० एस ० / अ 0 स 0 / 2014 - सचिवालय प्रशासन ( अधिष्ठान ) अनुभाग -1 के प्रोन्नति / विज्ञप्ति संख्या-5821 
xxxi(1)/ 2014 दिनांक 28-02-2014 के क्रम में प्रमुख निजी सचिव के पद पर वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन 
₹ 7600 में आज दिनांक 28-02-2014 के अपराह्न में कार्यभार ग्रहण किया । 

दिनेश चन्द्र कर्नाटक , 

प्रमुख निजी सचिव । 
प्रतिहस्ताक्षरित 
दमयन्ती दोहरे , 

अपर सचिव , 
पशुपालन , डेरी एवं मत्स्य विभाग , 

उत्तराखण्ड शासन । 


पी ० एस ० यू ० ( आर 0 ई ० ) 19 हिन्दी गजट / 347 - माग 1-2014 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू 0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 10 मई, 2014 ई० (बैशाख 20 , 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य -विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
कार्यालय आयुक्त कर , उत्तराखण्ड 

(विधि - अनुभाग) 
विज्ञप्ति / संशोधन 

06 मार्च, 2013 ई ० 
पत्रांक 5959 / आयु० कर उत्तरा० / वाणि 0 क 0 / विधि अनुभाग / पत्रा0 03 / 13-14 / देहरादून - उत्तराखण्ड मूल्य 
वर्धित कर नियमावली-2005 के नियम 23(3) के अन्तर्गत पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 5186 / आयुक्त कर / दिनांक 
25-01-2014 द्वारा लीसा व्यौहारियों को उत्तराखण्ड वन विकास निगम से लीसा क्रय किये जाने पर रियायती दर 
के लिये प्रपत्र -11 जारी किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी । 

सन्दर्मित जारी विज्ञप्ति संख्या 5186 दिनांक 25-01-2014 उत्तराखण्ड वन विकास निगम के साथ ही 
उत्तराखण्ड वन विभाग से भी लीसा क्रय करने वाले व्यौहारियों को रियायती दर की सुविधा अनुमन्य कराये जाने 
हेतु प्रभावी मानी जायेगी । 
उक्त सम्बन्ध में अनुपालन करना / करवाना सुनिश्चित करें । 

दिलीप जावलकर , 
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड । 


(विधि - अनुभाग) 

विज्ञप्ति 

07 मार्च, 2013 ई ० 
पत्रांक 5984 / आयु० कर उत्तरा० / वाणि 0 क 0 / विधि अनुभाग / पत्रा0 03 / 13-14 / देहरादून - ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य ), 
वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्माग , हरिद्वार के पत्र संख्या -2743 दिनांक 28-02-2014, पत्र संख्या-2744 दिनांक 
28-02-2014, पत्र संख्या -2759 दिनांक 01-03-2014 द्वारा कुल 259 एवं ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य०) वाणिज्य कर, 
काशीपुर संभाग , काशीपुर के पत्र संख्या-3334 / ज्वा ०कमि ० (कार्य ) वा 0 क 0 का 0 / 13-14 / वि ० अनु० / पंजी0नि 0 / दिनांक 
21-02-2014, द्वारा 2 पंजीकृत व्यापारियों के पंजीयन निरस्त किये जाने की सूचना से अवगत कराया है । 


175 - ख 


176 


उत्तराखण्ड गजट , 10 मई, 2014 ई ० ( बैशाख 20, 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
उक्त निरस्त पंजीयन (टिन ) से सम्बन्धित कुल 261 व्यापारियों की सूची संलग्न कर इस आशय से प्रेषित 
की जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियां पंजीयन निरस्त की तिथि से 
अवैध मानी जाय । 
प्रेषक , 

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक ) वाणिज्य कर, 

हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार 
सेवा में , 

आयुक्त कर , 
(फार्म - अनुभाग ) 

देहरादून, उत्तराखण्ड । 
पत्रांक 2744 / ज्वा ० कमि ०( कार्य ) वा ० कर / 2013--14 / पंजीयन - निरस्त / वाणिज्य कर / दिनांक 28-02-2014 


महोदय , 


निवेदन है कि डिप्टी कमिश्नर ( कनि ०) वाणिज्यकर कोटद्वार द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 
875 / डि ० कमि ०( कनि० ) वा 0 कर कोट 0 / 2013-14 दिनांक 20-02-2014 से अवगत कराया गया है कि निम्नांकित 
व्यापारी का पंजीयन दिनांक 19-02-2014 से निरस्त कर दिया गया है । अतः डिप्टी कमिश्नर ( कनि ० ) वाणिज्यकर 
कोटद्वार के उक्त पत्र की प्रति सहित पंजीयन निरस्त सम्बन्धी सूचना आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु 
प्रेषित है । 


क्र ० सं ० 


व्यापारी का नाम व पता 


टिन 


निरस्त की तिथि 


01. 


सर्वश्री शुभम स्टील , नजीबाबाद रोड, कोटद्वार । 


05010283383 


19-02-2014 


हरीश चन्द्र भट्ट, 
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर , 

हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार । 


प्रेषक , 


ज्वाइन्ट कमिश्नर ( कार्यपालक) वाणिज्य कर , 

काशीपुर सम्भाग, काशीपुर । 
सेवा में , 

आयुक्त कर, 
(विधि - अनुभाग) 

उत्तराखण्ड, देहरादून । 
पत्रांक 3334 / ज्वा ० कमि ०( कार्य० ) वा 0 क 0 का 0 / 13-14 / वि ० - अनु० / पंजी0 नि 0 / दि 0 21 फरवरी , 2014 
महोदय, 

निवेदन है कि काशीपुर संभाग काशीपुर के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय डिप्टी कमिश्नर ( कनि ०) प्रथम , 
वाणिज्य कर काशीपुर के पत्र संख्या -1492 दिनांक 17-02-2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि 02 व्यापारियों 
के पंजीयन निरस्त कर दिये गये हैं । सूचना आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है । 


ह ० ( अस्पष्ट ) 
कृते, ज्वाइन्ट कमिश्नर ( कार्यपालक ) वाणिज्यकर, 

काशीपुर सम्भाग, काशीपुर । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 10 मई, 2014 ई ० (बैशाख 20, 1936 


शक सम्वत् ) 


177 


प्रेषक , 


डिप्टी कमिश्नर ( क 0 नि ० ) प्रथम , 
वाणिज्य कर, काशीपुर । 


सेवा में , 


ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्य०) वाणिज्य कर, 

काशीपुर सम्भाग , काशीपुर । 
पत्र सं 0 886 / डि 0 कमि ०( क ० नि ०) प्र 0, वा 0 क 0, का 0 / 2013-14 / दिनांक 19 फरवरी, 


2014 


महोदय , 


कृपया इस कार्यालय में पंजीकृत व्यापारी सर्वश्री एम० एस० इण्टरप्राइजेज , मौहल्ला - लक्ष्मीपुर पट्टी, 
अपोजिट आमनां मस्जिद, काशीपुर टिन नं 0 05009877729 प्रभावी दिनांक 15-04-2010 का प्रान्तीय व केन्द्रीय 
पंजीयन एवं सर्वश्री एस0 पी 0 इण्टरप्राइजेज, मौहल्ला काजीबाग , काशीपुर टिन 05010970628 प्रभावी दिनांक 
20-05-2011 का प्रान्तीय पंजीयन दिनांक 19-02-2014 से निरस्त कर दिया गया है । 

अतः महोदय से निवेदन है कि सर्वश्री एम 0 एस0 इण्टरप्राइजेज, मौहल्ला - लक्ष्मीपुर पट्टी, अपोजिट आमना 
मस्जिद, काशीपुर टिन नं 0 05009877729 प्रभावी दिनांक 15-04-2010 का प्रान्तीय व केन्द्रीय पंजीयन एवं सर्वश्री 
एस० पी ० इण्टरप्राइजेज, मौहल्ला काजीबाग , काशीपुर टिन 05010970628 प्रभावी दिनांक 20-05-2011 का 
प्रान्तीय पंजीयन दिनांक 19-02-2014 से निरस्त करने की सूचना मुख्यालय प्रेषित करने की कृपा करें । 


एल 0 के 0 खुल्वे, 
डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ० ) प्रथम , 

वाणिज्य कर, काशीपुर । 


प्रेषक , 


ज्वाइण्ट कमिश्नर-(कार्यपालक ) -वाणिज्य कर , 
हरिद्वार सम्भाग , हरिद्वार 


सेवा में , 


आयुक्त कर, 
( फार्म - अनुभाग) 

देहरादून, उत्तराखण्ड । 
पत्रांक 2743 / ज्वा ० कमि ०( कार्य ) वा ० कर / 2013-14 / फार्म खोना / वाणिज्य कर / दिनांक 28-02-2014 
महोदय , 


निवेदन है कि डिप्टी कमिश्नर ( कनि ०) प्रथम वाणिज्यकर हरिद्वार द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 
858 / डि 0 कमि ०( कनि०)प्र 0 वा ० कर हरि ० / 2013-14 दिनांक 20-02-2014 से अवगत कराया गया है कि निम्नांकित 
तीन व्यापारियों के पंजीयन दिनांक 19-02-2014 से निरस्त कर दिये गये हैं । अतः डिप्टी कमिश्नर ( कनि ० ) प्रथम 
वाणिज्यकर , हरिद्वार के उक्त पत्र की प्रति सहित पंजीयन निरस्त सम्बन्धी सूचना आपकी सेवा में आवश्यक 
कार्यवाही हेतु प्रेषित है । 


Mamameaning 


178 


उत्तराखण्ड गजट , 10 मई, 2014 ई ० (बैशाख 20, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


क्र ० सं ० 


व्यापारी का नाम व पता 


टिन 


निरस्त की तिथि 


01 . 


05012276830 


19-02-2014 


सर्वश्री जनक ट्रेडिंग कम्पनी सुभाषनगर, ज्वालापुर , 
हरिद्वार 


02. 


05012469666 


19-02-2014 


सर्वश्री एवरग्रीन ट्रेडिंग कम्पनी टी 0 एच 0 डी 0 सी 0 , 
रानीपुर, हरिद्वार 


03. 


05012286724 


19-02-2014 


सर्वश्री एशियन ट्रेडर्स ओ - सुभाषनगर , ज्वालापुर, 
हरिद्वार 


हरीश चन्द्र भट्ट, 
ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्यपालक ) वाणिज्य कर, 

हरिद्वार सम्भाग , हरिद्वार । 


प्रेषक , 


ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्यपालक ) वाणिज्य कर , 
हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार । 


सेवा में , 


आयुक्त कर, 
(फार्म - अनुभाग) 
देहरादून, उत्तराखण्ड । 


पत्रांक 2759 / ज्वा ० कमि ० (कार्य ) वा ० कर / 2013-14 / पंजीयन -निरस्त / वाणिज्य कर / दिनांक 01-03-2014 


महोदय , 


निवदेन है कि असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्यकर खण्ड -1 रुड़की द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 
1122 / असि ० कमि ०वाकर खण्ड -1 / रुड़की / प्रशा0 अधि 0 / दिनांक 19-02-2014 से अवगत कराया गया है कि वर्ष 
2012-13 की चतुर्थ तिमाही के 255 व्यापारियों द्वारा रूपपत्र दाखिल ना किये जाने के कारण इनके पंजीयन 
निरस्त कर दिये गये हैं । अतः असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्यकर खण्ड -1 रुड़की के द्वारा प्रेषित 255 व्यापारियों 
की सूची मूलरूप में इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है । 


* - - - 


HIFI 1-6] 


DatGUS TOT, 10 , 2014 so ( a 20, 1936 


शक सम्वत् ) 


179 


S.N. 


Tin 


Date of 
Cancellation 


ܕܝܚܙ 


2 


21 


5 


19-11-2013 
19-12-2013 
19-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 
1.8-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 


6 


8 


11 
12 


13 


14 


15 


16 


List of Dealerwhose registration cancelled 
Dealer Name 

Reason for 

Cancellation 
5009586050 M / S KHALSA DIGITAL COLOUR LAB 

by official 
5004149976 M /S SHIV .HARDWARE AND PAINTS 

by official 
5008589569 M / S SPARKLE ENTERPISES 

by official 
5003923966 M /S ASHOK ELECTRIC WORK 

by official 
5008747092 M / S CPS.NGP JOINT VENTURE 

by official 
5003940650 M / S BHARAT TRADERS 

by official 
5008309724 M / S BHAGWATI CAR SHRINGAR 

by official 
5010871591 MIS ASHOKA ASSOCIATES 

by official 
5007064632 M / S ANODYNE WATER ENGINEERING COMPANY 

by official 
PRIVET LIMITED 
5012023757 M /S A ONE TRADERS , 

by official 
5003991187 M / S HARICHAND ROSHAN LAL 

by official 
5012203983 M / S KAUSHAL MEDICAL STORE 

by official 
5008747097 M / S CPS.NGP JOINT VENTURE 

by official 
5008772802 M / S SIDHBALI INFOTECH 

by official 
5009078934 M / S VASCO HANDICRAFTS 

by official 
5010222661 M / S VAIBHAV ENTERPRISES 

by official 
5008350755 M / S KONNECTION INDIA 

by official 
5006956865 M /S VAISHNO ELECTRIC WORKS 

by official 
5012255296 M / S VIKRAM SOLAR PVT. LTD . 

by official 
5008996872 M / S INDIAN COMMINUCATIONS 

by official 
5007814927 M / S ROORKEE SALES CORPORATION 

by official 
5009413778 M / S R.N. CONTRUCTION 

by official 
5010563713 M / S YASIR & SONS 

by official 
5009460920 M / S ANON HEALTH CARE ( P ) LTD . 

by official 
5009224822 M / S S.H ENGINERING 

by official 
5010384166 M / S AMBEY MEDICAL STORE 

by official 
5007557877 M / S KISAN AGRI DEVELOPMENT ENTERPRISES 

by official 
5004175584 M /S SURYA GROUP AND COMPANY 

by official 
5004359981 M /S Subham Traders 

by official 
5009437058 M / S MAXIMUS ENTERPRISES 

by official 
5004167533 M / S STEEL FABS 

by official 
5010645387 M / S VISHNU INDUSTRIALMETALS 

by official 
5004111758 M / S Ravi Traders 

by official 
5008600239 M / S SAAMAG CONSTRUCTION LTD . 

by official 
5011592980 M / S EXOTICA EVENTMANAGERS 

app given 39207 

dt 26 02 2013 


17 


18 


19 


20 


21 


22 
23 
24 
25 
26 


18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 , 
18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2018 
18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 


27 


28 


29 


30 


31 
32 
33 
34 


35 


36 


5007634798 M / S ASHIRWAD ELECTRICAL AND CONSTRUCTION 


by official 


18-11-2013 


37 
38 


39 


40 


42 
43 
44 


5011383266 M / S A ONE ADVERTISING 
5010582822 M / S GAYATRI ASSOCIATES 
5004176942 M / S SWASTIK ENTERPRISES 
5006890711 M /S INDIAN DRUGS VISION 
5010563713 M /S YASIR & SONS 
5008996872 M / S INDIAN COMMINUCATIONS 
5004111758 M /S Ravi Traders 
5009866283 M /S S.R.B HEALTH CARE 
5008474818 M / S S.V. ASSOCIATES 
5006666932 M / S WHYTE LINEN INTERNATIONAL 
5010636172 M / S SHRI SAI TRANSPORT & CONTRACTOR 
5004130770 M / S M /S SETHI ENTERPRISES 
5010354096 M /S UNITECH SALES CORPORATION 


by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by office 
by office 


18-11-2013 
18-11-2013 
18-11-2013 
· 18-11-2013 
13-11-2013 
13-11-2013 
13-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 


45 
46 


47 
48 


49 


180 


GARICUS GC, 10 , 2014 o de20, 1936 21 yaa ) 


[ HTVI 1– 


1 


2 


3 


4 


51 


52 


53 


55 


56 


58 
59 


5007702407 M /S SHAKUMBARIASSOCIATES : 
5007306453 M / S SHIVAM TRADINGH CO 
5009812642 M / S MAA DURGA TELECOM 
5004191977 M / S V.K , CONSTRACTION 
5011752933 M /S VIJAY TRADERS 
5012265772 M /S TYAGIENTERPRISES 
S006538698 M / S SHAKTI CONSTRUCTION 
5003915915 M / S ANIL KUMAR CONTRACTOR 
5009356936 M /S QUANTUM CONSTRUCTION 
5004080427 M / S PARASMANIMARKETING COMPANY 
5011472215 M /SUPASANA GRAPHICS 
5007991370 M / S NUCON ENGINEERS 
5011759335 M / S UMA ENTERPRISES 
5010406961 M /S TECHNIC INSTRUMENTS 
5009310473 M / S S.S. TRADERS 
5004034449 M /S LAXMITRADING CO . 
5004059766 M / S MOHIT INTERPRISES 
5007540320 M / S JAI BHAGWATI TRADERS 
5003928331 M / S & CONSTRUCTION AND GENERAL ORDER SUPP . 


by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by delear 
by official 
by official 
by official 
by office 
by office 
by official 
by official 
by official 
by official 
by office 
by offie 
by office 
by official 


11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 


60 


61 
62 


63 


64 


65 


66 
67 
68 


69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 


77 


78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 


85 
86 


5004199155. M / S FASHION STUDIO 
5009666269 M /S HOLLOW STRUCTURA SYSTEMS (P ) LTD . 
5007557877 M / S KISAN AGRI DEVELOPMENT ENTERPRISES 
5006969184 M / S LAXMIPACKING PRODUCTS 
5008102144 M / S MOBEEN SURVEY INSTRUMENTS 
5008772802 M / S SIDHBALI INFOTECH 
5009799547 M /S VERMA.TRADERS 
5008743993 M / S VAISHNAVI ENTEPRISES 
5012475777 M /S UTTRAKHAND MEDICAL SYSTEM 
5010582919 M / S SHARMA CONSTRUCTION CO . 
5004179755 M / S TEJESWANI TRADING CO . ; 
5012600158 M / S EURO INDO TRADE 
5009986175 M / S MAHAVEER CONSTRUCTION COMPANY 
5008394308 M / S SHREE SAJ TRADERS 
5009850569 M /S SHRI VINAYAK DAYAL MESS 
5012674821 M / S SINGH TRANSFORMERS 
5012392260 M / S DISHA ENTRPRISES 
5009666269 M /S HOLLOW STRUCTURA SYSTEMS (P ) LTD . 
5008666878 M / S MOHIT TRADERS 
5010810966 M / S SHRI BALAJI ASSCOCIATES . 
5006679348 M / S SHIV PRASHAD CONTRACTOR 
5006845897 M /S VINAY CONSTRUCTION COMPANY 
5007014192 M /S HAVELLAS ENTERPRISES 
5010082690 M / S SUNITA TRADERS 
5011558448 M /S AGGARWAL SALES 
5011256972 M / S FLAMCO COMBUSTIONS PVT LTD 
5003975473 M / S GANGA DRUGS DISTRIBUTORS 
5007768561 M / S LAKSHMINARAYAN TRADING COMPANY 
5008448143 M / S KRISHNA TELECOM 
5012637573 M /S KAMANI CONSTRUCTION : 
5009030628 M / S IDEAL INTERNATIONAL MARKETING 
5004102834 M / S RAJENDRA CONSTRUCTION CO 
5010950549 M /S VR ENTERPRISES 
5009072144 M / S KANTI PRASAD MITTAL 
5010294344 M /S NISAR SATRING STORE 
5006968505 M / S JAMSHED ALI CONTRACTOR 


87 


by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by delear 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 


11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-12-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
11-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 


88 


89 


90 


91 
92 


93 
94 
95 


96 
97 
98 


.99 


100 
101 
102 
103 
104 


HIV 1-1 


Gateau TGC, 10 , 2014 go ( 

de 20 , 1936 


181 


शक सम्वत् ) 


1 


3 


4 


6 


105 
106 
107 


108 


109 


110 


111 
112 


113 


by official 
by official 
by.official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 


08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 


114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 


122 
123 


. 


124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 


131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 


5005740652 M /S JAIMAHADEVA GROUP 
5004061997 M / S N.R.S. INFOTECH 
5008691807 M / S JAIN ENTERPRISES 
5010089286 M / S JINDAL ENTERPRISES 
5009901979 M /SKULDEEP SINGH CONTRACTOR 
5008489077 M / S MEDIA HOUSE 
5011952268 M / S NEW PAHUJA CYCLE STORE 
5005522138 M / S PAHUJA CYCLE STORE 
5010682926 M / S PRINTPAC SOLUTIONS 
5008634480 M / S RAMEL PHARMA LIMITED 
5011515186 M /S SHRI RAM GROUP AND CO 
5008691613 M / S SHRIGANESH TRADERS 
5008697433 M /S MAYUR ENTERPRISES 
5006641712 M / S MAN CHANDA ENGINEERING 
5012297588 M /S M / S OZONE TECHNOLOGY 
5011075194 M /SOP CONSTRUCTIONS 
5011730623 M / S PARMANAND CONTRACTOR AND GENERAL ORDER 

SUPPLIER 
5006697972 M / S P.R.SCIENTIFICS AND CHEMICALS 
5010483494 M /S RAHUL SHARMA 
5010240897 M / S RIDDHISIDDHI ENTERPRISES 
5006969087 M / S RAJESH TYAGI CONTRACTOR 
5007657690 M /S REALTECH CONSTRUCTION 
5006694674 M / S RAMA KRISHNA ENTERPRISES 
5011748762 M /S SK ENTERPRISES 
5011222828 M / S SHARMA TRADERS 
5012589558 M / S SARTHI SOLUTIONS 
5004100894 M / S RAJ SERVEY INDUSTRIES 
5010203455 M /S SAI ENTERPRISES 
5004160355 M /S SIDDHIVINAYAK TRADERS 
5004136396 M / S SANJEEV TRADERS 
5010839581 M / S STATIONARY EMPORIUM 
5009103572 M / S SAI TECH IMPEX 
5012078077 M /S SHAKTI BUILDERS 
5009922931 M /SJULKA TRADERS 
5004002051 M /S KRISHNA TRADERS 
S006736190 M / S SANT KRIPA TRADING COMPANY 
5011755649 M / S SAI ENTERPRISES 
5007650318 M / S SHRI BALAJI AYURVEDIC MEDICINE 
5011258233 M S RISHABH VERMA CONTRACTOR 
5006824751 M / S R.R.CONTRACTORS 
5010775852 M /S SOURCE BUSINESS SYNDICATE 
5011620722 M / S SHRI BALASUNDARI JEWELLERS 
5008600239 M / S SAAMAG CONSTRUCTION LTD . 
5010562937 M / S SARASWATI FEEDS 
5010990707 M /S RUDRA ASSOCIATES 
5007751198 M / S PARAM GURU TRADING CO . 
5011691823 M / S SHREE GANESH ENTERPRISES 
5004161907 M /S SINGH TRADING OMPANY 
5006851911 M /S OCEAN WATERP DOFING CO 
5012250058 M / S PARVEZ ALAM CONTRACTOR 
50123368, 3 M / S RUDRA ENTERPRISES 
50086330 , 1 M /S RAMEL PHARMA LIMITED 
5009029949 IM /S STRUCTURE INDIA 
5010877317 M / S SIDDHARTH ENTERPRISES 
5012133755 M / S SHELTAL E SOLUTIONS 


by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official: 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 

by official 
5005994625 

by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 


08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11 2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08.11-2013 
08-11-2013 
08.11.2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08 11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08: 11-2013 
08-11-2013 


159 


182 


BENCUS UT, 10 , 2014. do 19 20 , 1936 99 Haal) 


[ATT 1-5 


1 


2 


3 


4 


01 


160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
1773 
174 


.. 


175 


176 


178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 

197 
* 198 

199 
** 200 

201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 


5009786840 , M / S SIDHBAL ENTERPRISES 
5012717307 M /S SHAGUN CARDS 
5008691807 M / S JAIN ENTERPRISES 
5006776833 M /SJAL AMBE ENGINEERING WORKS 
5012463652 M / S KP DIA JEWELS PRIVATE LIMITED 
5010187062 M / S KATYAYNI ASSOCIATES 
5009811284 M /S NATIONAL ENTERPRISES 
5010877508 M / S PRAKASH ENTERPRISES 
5008263649 M / S PRINCE TRADERS 
5004104483 M / S RAJIV TRADERS 
5012255005 M / S RAJNEESH KUMAR CONTRACTOR 
5011395585 M / S SHREE KRISHNA CONSTRUCTION CO 
5010702714 M /5 SAMYAK HERBSMARKETING 
5008912288 M /S S.A. CONSTRUCTION 
5012233277 M /S SHIV CONSTRUCTION 
5006968214 M / S RAJENDRA KUMAR CONTRACTOR 
5012022593 M /S SHRIGANESHA ENTERPRISES 
5007049403 M / S SAAKSHI TRADERS 
5007768270 M / S SINGHAL ENTERPEISES 
5010809705 , M /S SINGHAL & SONS 
5008384220 M /S SANJAY KUMAR CONTRACTOR 
5007821426 M /S SAMBHAV TECHNO CONSTRUCTIONS 
5011174425 M /S SIDDHARTH INFRA ENGINEERING 
5007284240 M / S SHIV TILES 
5003920765 M /SARIHANT TRADER SHOP NO.3 
5006785078 M /S DECOR INDIA PVT LTD 
5006553733. M / S ANUCOOL AIRCON 
5003963348 M / S DILAVAR SINGH CONTRACTOR 
5003968489 M / S ELECTRO DEVISE 
5008498971 M /S DEEPAK ASSOCIATES 
5006751710 M /S ARVIND KUMAR MITTAL 
5003940941. M /S BHARAT TRADING CO, 
5010995557 M / S BHOLA TRADERS 
S009681983 M / S DURGA ENTERPRISES 
5009857456 M /S AMBICA GRAPHICS 
5007634992 M /S BHARAT TRADERS 
5003963348 M / S DILAVAR SINGH CONTRACTOR 
5007517428 M /S BOBBY SOAP AND CHEMICALS 
5010794282 M /S CHAITANIYA DISTRIBUTORS 
5011738577 M / S DIVY ENTERPRISES 
5007939281 M /S DEFFODILL HEALTH CARE 
5009683535 M /SG.G . ELECTRICALS 
5009886168 M / S HUMAN STAR LIFE SCIENCE 
5009631834 M / S J.S.M.ENGINEERS & CONTRACTORS 
5003963348 M / S DILAVAR SINGH CONTRACTOR 
5007189083 M / S GURU KRAPA TRADING CO 
5007850623 M /S DHOOM ENTERTAINMENT 
5011227387 " M /S FRENDZ MARKETING 
5006972870 M /S EXCEL CONTRACTOR 
5011899112 M /S GAURAV ENTERPRISES 
5008926741 M /S HITECH ENGINEERS 
5007408691 M /S GARG CONSTRUCTIONS ENGINEERS CONTRACTOR 

AND BUILDING MATERIAL SUPPLIERS 


by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 

by official 
5005994625 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 


08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
0811-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08-11-2013 
08 / 11-2013 
08-13-2013 
08-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07-11-2013 
07.11.2013 


212 
213 


5006973646 M /S GOYAL TRADING CO 
500B433593 M /S B.S.R. TRADERS 


by official 
by official 


07-11-2013 
06-11-2013 


TT 1-0 ] 


BariGug C , 103, 2014 go ang 20, 1936 


शक सम्वत् ) 


183 


2 


4 


5 


214 5008081386 M / S SALEEM WELDING WORKS 
215 5004178979 M /S TAYAL GENRAL STORE 
216 . 5006956865 M / S VAISHNO ELECTRIC WORKS 
217 5006707478 M / S VICTORIA CONSTRUCTION 
218 5009560927 M /S P.V.MOTORS 
219 5007990982 M / S BHAGWATI CONSTRUCTIONS 
220 5008371028 M / S DEV PROVISION STORE 
221 5007054544 M /S MOOL RAS GANDHI AND SONS 
222 5003924936 M /S ASHOK MEDICOSE 
223 5004181792 M / S DUKE PHARMA 
224 5010513370 M /S MINAKSHIPROVISION STORE 
225** *5010767607*** M /S BHAGWATI:PAINTS -**** ireng 
226 5011657485 M /S PRAJESH ELECTRIC WORKS 
227 5009749883 M /S FAISHON INDIA 
228 5004188388 M /S UPKAR TRADERS 
229 5006924176 M /S HI- TECH ENGINEERS 
230 5004006125 M / S JAI BHARAT INSTRUMENT LTD . 
231 5010582822 M / S GAYATRIASSOCIATES 
232 5010339449 M / S CLASSIC TENT HOUSE 
233 5007254655 M /S SEEMA BOX HOUSE 
234 5007619278 M /S ZEALOT PHARMACEUTICALS 
235 5003984979 M / S GROVER GENRAL STORE 
236 5009419792 M / S KAIF GARMENTS 
237 

5008494994 M / S SHREE AMBAJI ENTERPRISES 
288 5004156960 M / S SHRI BALAJI SALES IDGHA ROD ROORKEE 
239 5007419555 M / S MOBILE CARE 
240 S011257845 M / S PANDAY ARTS GALLERY 
241 5004122428 M / S RUPENDER KUMAR CONTRACTOR 

ASSE gh 
242 SD09286120M7SSMART PACK TN 
243 5012255296 M / S VIKRAM SOLAR PVT. LTD . 
244 5012660950 M /S AESHWARIYA EMTERPRISES 
245 5010247493 M /S NEW SARSWATIMEDICAL STORE 
246 5008350755 M / S KONNECTION INDIA 
247 5003970720 M / S FANCY JWELLERS 
248 5009823894 M /S GRREN LAND AGRIMARKETING INDIA PVT. LTD 


by official 06-11-2013 
by official 

06-11-2013 
by official 06-11-2013 
by official, 

06-11-2013 
by official 06-11-2013 
by official 

06-11-2013 
by official 

06-11-2013 
by official 

06-11-2013 
by official 06-11-2013 
by official 06-11-2013 
by official ! 06-11-2013 
by :official **** 06-11-2013 
by official 06-11-2013 
by official 

06-11-2013 
by official 

06-11-2013 
by official 06-11-2013 
by official 

06-11-2013 
by official 06-11-2013 
by official 06-11-2013 
by official 06-11-2013 
by official 

06-11-2013 
by official 06-11-2013 
by official 06-11-2013 
by official 06-11-2013 
by official 06-11-2013 
by official 

06-11-2013 
by official 

06-11-2013 
by official 06-11-2013 
by official 06-11-2013 
by official 06-11-2013 
by official 06-11-2013 
by official 

06-11-2013 
by official 

06-11-2013 
by official 

06-11-2013 
by official 06-11-2013 


249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 


5004011654 M / S JEEVAN DAS ACHRAJ LAL 
5010265535 M / S KANIKA ENTERPRISES 
5009103087 M /S YASH DIGITAL VIDEO LAB 
5010645484 M / S NEELAM ENTERPRISES 
5010769450 M /SC.B & COMPANY 
5012660950 M /S.AESHWARIYA EMTERPRISES 
5007650124 M / S TANYA ENGINEERS 


by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by official 
by office 


06-11-2013 
06-11-2013 
06-11-2013 
06-11-2013 
06-11-2013 
01-11-2013 
01-11-2013 


नीरज कुमार, 


असि 0 कमिश्नर वाणिज्य कर , 

qug - 1, FG 


हरीश चन्द्र भट्ट, 
ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक ) वाणिज्यकर , 

हरिद्वार सम्भाग , हरिद्वार । 


दिलीप जावलकर , 
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड । 


184 


उत्तराखण्ड गजट , 10 मई , 2014 ई ० (बैशाख 20, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


(विधि अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 
उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम -2005 के नियम-55 के अन्तर्गत 
( e-legal application को online apply करने के सम्बन्ध में ) 

12 मार्च, 2014 ई ० 
पत्रांक 6047 / आयु० क ० उत्तरा ० / विधि अनु ० / वा 0 कर / 2013-14 / दे० दून - वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों 
द्वारा समय - समय पर अपनी आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की विभिन्न धाराओं में जैसे , 
धारा -7 ( समाधान स्कीमों हेतु ), धारा -30 ( मूल सुधार हेतु ), धारा -31 ( कर निर्धारण के किसी आदेश को अपास्त करने 
हेतु ), धारा -35 (स्रोत पर कर कटौती के सम्बन्ध में ), प्रार्थना पत्र दिये जाते हैं । 

विभागीय कम्प्यूटरीकरण एवं विभागीय कार्यों में दक्षता एवं पारदर्शिता के उद्देश्य से शीघ्र ही इन सभी प्रार्थना 
पत्रों को ऑनलाईन करने की सुविधा समी पंजीकृत व्यापारियों को दी जानी है । 

वित्तीय वर्ष 2014-15 में दिनांक 01 अप्रैल से उक्त संदर्भित धाराओं में दिये जाने वाले सभी प्रार्थना - पत्र 
ऑनलाईन दाखिल किये जायेंगे । व्यापारी एवं कार्यालय स्तर से इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नवत् 
निर्धारित की जाती है: 


व्यापारियों के स्तर से अपनाई जाने वाली प्रकिया : 


सभी पंजीकृत व्यापारियों द्वारा विभागीय वेवसाइट http:// comtax.uk.gov.in में अपने 
यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉगइन करते हुए निम्न प्रक्रिया को अपनाना है . 


Step 1 


विभागीय वेवसाइट पर http :// comtaxappl.uk.gov.in " में Log In पर Dealer account 
में log in करें । 


Step 2 


बांयी तरफ प्रदर्शित हो रहे विकल्प " E-Legal application " पर क्लिक करें । 


Step 3 


E-Legal application के अन्तर्गत निम्न विकल्प उपलब्ध दिखेंगे : 
U / S 7 ( 1) (Application for Composition of tax ) 
U /S 7 (2 ) (Application for Composition Scheme by civil/electrical contractors ) 
U / S 30 (Application for Rectification ofmistake ) 
U / S 31 ( Application to set aside an order of assessment) 
U / S 35 (Application for Deduction of tax at Lower rate ) 
जिस धारा में प्रार्थना पत्र देना है उक्त धारा के प्रार्थना पत्र को चयनित करते हुए उस 
पर क्लिक करें । 
उक्त धारा में दिये जाने वाले प्रार्थना पत्र जिस Assessment year से सम्बन्धित है , 
उसे Drop Down से select करें । 
उक्त प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मांगे गये Field को भरें । 


Step 4 


Step 5 


Step 6 


Step 7 


समस्त Fields को भर कर save application पर click करें । 


185 


भाग 1 - क ] 


Step 8 


उत्तराखण्ड गजट, 10 मई , 2014 ई० ( बैशाख 20, 1936 शक सम्वत्) 
save application को click करते ही Application No. generate हो जाती है । 
तत्पश्चात् Modify Application एवं final submission का option मिलता है । 


Step 9 


यदि प्रार्थना पत्र में किसी Field को बदलना है तो modify application को क्लिक 
करके किसी भी field मे कोई भी change कर सकते हैं । 
Final submit का बटन दबते ही उक्त प्रार्थना पत्र CTD office में Submit हो जाता है । 


Step 10 


Step 11 


"Print application के option पर जाकर प्रार्थना पत्र का Print out ले लें । इस प्रकार 
लिए गए प्रिन्ट आउट पर व्यापारी द्वारा निदृिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर किए जाएंगे । इसके 
उपरान्त उक्त प्रिन्ट आउट सम्बन्धित अभिलेखों (Supportive Documents) सहित 
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 5 दिन के अन्दर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत 
करेंगे । कर निर्धारण अधिकारी यदि किन्ही अन्य दस्तावेजों / अभिलेखों की आवश्यकता 
समझते हो तो उसी समय से दस्तावेज / अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु तिथि निर्धारित 


करेंगे । 


2 कार्यालय स्तर से अपनाई जाने वाली प्रकिया: 

उपरोक्त के कम में समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे 
अपने अधिकार क्षेत्र में व्यापारियों से इन सभी धाराओं में आने वाले प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में 
निम्न प्रक्रिया अपनायेंगे: 
Step 1 सर्वप्रथम “ CT Application" में LogIn किया जायेगा । 
Step 2 

तत्पश्चात " Dealer Registration and Management system" पर क्लिक करें । 
Step 3 यहां “Top Menu " में उपलब्ध विकल्प Disposal Application " पर उपलब्ध Drop 
Down में से 

Dispose online legal Application " विकल्प चयनित करना है । 


- 


Step अब खुलने वाले Page पर “ List of E-Legal Application Receive ” उपलब्ध रहती 

है । इस पेज में से जिस प्रार्थना पत्र के बारे में निर्णय लेना है उसके सामने "Take 

Action " and Column * " Take Action " qp forca pri 
Step 5 अब खुलने वाले Page पर उस व्यापारी एवं प्रार्थना पत्र का विवरण संक्षेप में आ जाता 

है । 
Step 6 

" View the whole Application " पर क्लिक करके व्यापारी द्वारा दी गई सम्पूर्ण प्रार्थना 

पत्र देख सकते हैं । 
Step 7 कर निर्धारण अधिकारी उक्त प्रकार से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में जहां किसी 

अतिरिक्त दस्तावेज / साक्ष्य एवं सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 15 
दिन के भीतर निस्तारण कर दें । 

यदि प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अतिरिक्त दस्तावेज / साक्ष्य की आवश्यकता 
है , किन्तु सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, तो दस्तावेज / साक्ष्य प्राप्ति के 15 दिन के 
भीतर निस्तारण कर दें । 

यदि प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सुनवाई की आवश्यकता है, तो इस प्रकार 
से तिथि निर्धारित की जाए कि प्रार्थना पत्र का निस्तारण , प्रार्थना पत्र उक्त प्रकार से 
Online प्रस्तुतं करने के एक माह के भीतर हो जाए । 


186 


" 


उत्तराखण्ड गजट , 10 मई, 2014 ई० (बैशाख 20, 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
Step 8 तत्पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र पर लिए गए निर्णय के आधार पर Accept or Reject 

Application" का विकल्प चुने एवं नीचे बने Date के Drop Down से Acceptance or 

Rejection की Date का चयन करें । 

विभागीय वेवसाइट पर http :// comtaxappl.uk.gov.in " पर उपलब्ध user manual में इस 
सम्बन्ध में सभी जानकारियां विस्तार से दी गई हैं । 

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि धारा -31 एवं धारा -30 का प्रार्थना पत्र यदि किसी 
अपंजीकृत व्यापारी द्वारा दिया जाता है तो वह पूर्व की भांति manual ही देगा । 

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें । 


दिलीप जावलकर , 
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड । 


.. 


( फार्म - अनुभाग) 

विज्ञप्ति 

15 मार्च, 2014 
पत्रांक 6114 / आयु०कर, उत्तरा 0 / फार्म - अनु 0 / 2013-14 / आ o घो प ० / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे० दून 
उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली -2005 के नियम -30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , एडिशनल 
कमिश्नर, वाणिज्य कर , उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय फार्म -16 / ओ 0 सी 0 स्टैम्प जिनके खो 
जाने / चोरी हो जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम -30 के उपनियम (9 ) के अन्तर्गत 
सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ: 

व्यापारी का नाम व पता खोये / चोरी / नष्ट हुए | खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों / फार्म को अवैध घोषित 
सं ० 

फार्मों / स्टैम्प की संख्या | स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक | किये जाने का कारण 
सर्वश्री द्वारफिश फार्मास्यूटीकल्स, 

प्ररुप- XVI U.K.VAT- M2012 

खोने के कारण 
पन्तनगर , टिन -05006353040 

( 02 ) 


: 


क्र ० 


1 . 


1711101,1711105 


खोने के कारण 


2 . 


सर्वश्री शम्भूनाथ सतीश कुमार, हल्द्वानी, 
टिन -05001392072 


प्ररुप-XVI 

(02) 


U.K.VAT- M2012 
0080233,0080234 


खोने के कारण 


3 . 


सर्वश्री एग्रो इन्फोसोल्यूशन, 202 लाइन 
नं0-2, जी ० एम० एस० रोड़, देहरादून , 
टिन -05011666506 


ओ ० सी ० स्टैम्प 

( 05) 


OCUKAA2008 
1544656 to 1544660 


खोने के कारण 


4 . 


सर्वश्री कुमाऊँ मोल्डिंग , प्रा ० लि 0, नया 
गाँव, कालाढूंगी, टिन -05012267809 


प्ररुप-XVI 

( 01) 


U.K.VAT- M2012 

2043223 


खोने के कारण 


5 . 


प्ररूप- XVI 

(cs ) 


U.K.VAT- M2012 
2982219 to2982224 


सर्वश्री गायत्री आयरन एण्ड स्टील्स , 
खसरा नं0-372, 373, इण्डस्ट्रीयल 
एरिया , मुडियाकी, रूड़की, 
टिन -05009383902 


खोने के कारण 


6 . 


सर्वश्री किशन चन्द यशपाल, अनाज 
मण्डी, ज्वालापुर, हरिद्वार, 
टिन -05001831579 


प्ररुप- XVI 

(01 ) 


U.K.VAT- M2012 

3872447 


खोने के कारण 


7. | सर्वश्री गोयल लाईटिंग्स, सी0-4, 

इण्डस्ट्रीयल एरिया, बहादराबाद, 
हरिद्वार, टिन -05007152902 


ओ ० सी ० स्टैम्प 

( 21 ) 


OCUK/ AA2009 
216649 to216669 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 10 मई , 2014 ई० (बैशाख 20, 1936 


187 


शक सम्वत् ) 


( फार्म - अनुभाग) 

विज्ञप्ति 

15 मार्च, 2014 
पत्रांक 6115 / आयु० कर , उत्तरा ० / फार्म - अनु 0 / 2013-14 / आ o घो ० प ० / खोया / चोरी / नष्ट हुए / देदून- 
उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली -2005 के नियम -30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , एडिशनल 
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय फार्म -16 / 11 जिनके फटे 
होने / मिसिंग हो जाने / पंजीयन निरस्त हो जाने के सम्बन्ध में नियम -30 के उपनियम ( 9) के अन्तर्गत सूचनाएँ 
प्राप्त हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ : 
व्यापारी का नाम व पता 

खोये / चोरी / नष्ट हुए खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों / फार्म / स्टैम्प को अवैध 
सं 0 

फार्मों / स्टैम्प की संख्या स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक घोषित किये जाने का कारण 


क्र ० 


1. 


सर्वश्री एम ० एस ० इण्टरप्राईजेज, 
काशीपुर, टिन -05009877729 


प्ररूप-XVI 

( 83 ) 


U.K.VAT- M2012 
1691501, 1691507, 1691508, 
1691511 to 1691524, 1691529 
1691531,1691538 to 1691549) 
1691558, 1691559, 1691565 , 
2411434,2411435,2411450, 
2411451,2411462,2411480, 
2411490,2411508,2411516 , 
2411550,2411560, 2411562, 
2411567,2411573,2411575 , 
2411576,2411582,2411584 , 
3432484 , 3432494,3432496 to 
3432499,3432502 to 3432507 

3432512,3432516,3432545, 
3432546,3432552,3432562 td 
3432565,3432570,3432571, 

3432577 to3432581 


डिप्टी कमि ० 
( क ० नि ०) -प्रथम, 
वाणिज्य कर, 
काशीपुर द्वारा 


इन दोनों 


2 . 


सर्वश्री एस 0 पी 0 इण्टरप्राईजेज, काशीपुर , 
टिन -05010970628 


प्ररुप XVI 

( 35 ) 


व्यापारियों के 
पंजीयन निरस्त 
करने के कारण 


U.K.VAT- M2012 
1497541,1497551,1497556 , 
1497571, 1497578, 1497583to 
1497585 , 1497594, 1497595 , 
1497599 , 1497606, 1497608, 
1497609, 1497611, 1497613, 
1497614,1497628 to 1497630/ 

2273586 , 2273590 , 2273595 , 
2273671, 2273675,2273677 , 
2273683,2531271,2531295 , 
2531308,2531320, 2531325 , 
2531334,2531335,2531356 


फार्म -11 


3 . 


डिप्टी कमिश्नर ( क 0नि 0) -2. 
वाणिज्य कर, रूद्रपुर 


U.K.VAT / C2009 
271313,271314 


मिसिंग व आधा. फटा 

होने के कारण 


(02) 


पीयूष कुमार , 
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्यकर, 

मुख्यालय , देहरादून । 


188 


उत्तराखण्ड गजट , 10 मई , 2014 ई ० (बैशाख 20, 1936 शक सम्वत् ) 

[भाग 1 - क 
( फार्म - अनुभाग) 

विज्ञप्ति 

15 मार्च, 2014 
पत्रांक 6139 / आयु० क 0 उत्तरा ० / फार्म - अनु 0 / 2013-14 / केन्द्रीय फार्म - सी / खोया / चोरी / नष्ट हुए / देदून 
केन्द्रीय बिक्रीकर ( उत्तराखण्ड ) नियमावली -2006 के नियम -8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , आयुक्त 
कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित " फार्म - सी " जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो 
जाने के सम्बन्ध सूचना प्राप्त हुई हैं , को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्मस के 
को अवैध घोषित करता हूँ : 


क्र ० 
सं ० 


व्यापारी का नाम व पता 

व टिन नं ० 


खोये / चोरी / नष्ट हुए 
फार्मों की संख्या 


खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों फार्म को अवैध घोषित 

की सीरीज / क्रमांक किये जाने का कारण 


1 . 


( Form- C ) -1 


U.K.VAT / C- 2007 


खोने के कारण 


सर्वश्री स्वास्तिक उद्योग, तीन पानी, 
बरेली रोड़, हल्द्वानी, 
टिन नं0-05001692384 


1014313 


2 . 


( Form- C )-1 


खोने के कारण 


सर्वश्री उत्तरांचल इण्डस्ट्रीज, प्लॉट 
नं0--33. सैक्टर -8 ए. सिडकुल, 
हरिद्वार, टिन नं0-05006232566 


U.K.VAT/ C - 2007 

1201447 


3. 


( Form- C) -5 


खोने के कारण 


सर्वश्री संजीव डिस्ट्रीब्यूटर्स, रेलवे रोड़ , 
ज्वालापुर, हरिद्वार, 
टिन नं0-05001915775 


U.K.VAT / C - 2009 
0261211 to 0261215 


( Form- C ) -3 


खोने के कारण 


4. | सर्वश्री अणु विद्युत, सी -1. इण्डस्ट्रीयल 

स्टेट , रुड़की 247667 , 
टिन नं0-05003918340 


U.K.VAT / C- 2009 
0228646 to0228648 


( Form- C ) -11 


खोने के कारण 


5. | सर्वश्री वेदिका हर्बल, प्लॉट नं0-206 , 

गांव - रायपुर, रुड़की 247667 , 
टिन नं0-05009423672 


U.K.VAT / C - 2009 
0372267 to 0372277 


दिलीप जावलकर, 
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड । 


NOTIFICATION 

March 15, 2014 
No.6139 /Com.Tax/ Form/Lost/ Stolen/ Destroyed/ 2013-14/ D.Dun -- Whereas , information have been 
received regarding Lost/Stolen /Destroyed " Form - C ” enlisted below . 

I, Commissioner Tax , Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8 ( 13 ) of Central Sales 
Tax ( Uttarakhand ) Rules 2006 , hereby declare that " Form - C ” bearing serial no . as listed below , should be 
considered as invalid for all purposes . 


189 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 10 मई , 2014 ई ० (बैशाख 20, 1936 


शक सम्वत्) 


SI. 
No. 


Name, Address and Tin No. 

of Dealers 


No. of Lost/ Stolen/ 
Destroyed Forms 


SI.No. of Lost/ Stolen 
or Destroyed Forms 


Reasons for declaring the 
formsobsolete or invalid 


1 . 


( Form- C )-01 


Lost 


M /s Swastic Udhyog , Teen Pani, 
Barelly Road ,Haldwani, 
TinNo.- 05001692384 


U.K..VAT / C - 2007 

1014313 


Lost 


2 . 


( Form- C ) -01 


M /s Uttaranchal Industries, PlotNo.33 
Sector-8A, Sidcul Haridwar, 
TinNo.- 05006232566 


U.K.VAT / C - 2007 

1201447 


3 . 


( Form- C ) -05 


Lost 


M /s Sanjiv Distributors , Railway Road , 
Jwalapur,Haridwar, 
TinNo.- 05001915775 


U.K.VAT / C-2009 
0261211 to 0261215 


Lost 


4 . 


( Form- C ) -03 


M /s Anu Vidyut, C - 1 Industrial Estate , 
Roorkee247667, 
TinNo .- 05003918340 


U.K.VAT / C - 2009 
0228646 to 0228648 


Lost 


5 . 


( Form- C ) -11 


M /S Vedika Herbals PlotNo. 206 , 
Village Raipur,Roorkee 247667 , 
TinNo.-05009423672 


U.K.VAT / C - 2009 
0372267to0372277 


DILIP JAWALKAR , 
Commissioner Tax, Uttarakhand. 


( आई0 टी 0 - अनुभाग) 
समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर , 
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, 
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी , उत्तराखण्ड । 

परिपत्र 
( पुराने ऑनलाइन वर्जन 1.2 / 1.3 में बिना Annexure के रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों को फार्म 

सी जारी करने के सम्बन्ध में निर्देश ) 

18 मार्च, 2014 ई ० 
पत्रांक 6148 / आयु० कर उत्तरा० / पत्रा0-196 / 13--14 / देहरादून - दिनांक 30-10-2013 से विभाग में 
पंजीकृत, प्रान्त बाहर से खरीद करने वाले उन व्यापारियों को ऑनलाइन फार्म C डाइनलोड करने की सुविधा प्रदान 
की जा रही है जिनके द्वारा अपने रिटर्न 1.4.1 / 1.5 वर्जन ( version) में Annexure सहित दाखिल की गयी है । 

इस सम्बन्ध में पुराने ऑनलाइन वर्जन 1.2 / 1.3 में बिना Annexure के रिटर्न दाखिल करने वाले 
व्यापारियों के सम्बन्ध में निम्न प्रकार निर्देश जारी किये जाते हैं । 


कार्यालय से उन्हीं व्यापारियों को द्वितीय तिमाही हेतु फार्म - सी ऑनलाईन प्रिन्ट कर जारी किये 
जाने है, जिन व्यापारियों द्वारा अपनी ऑनलाइन रिटर्न पुराने वर्जन 1.2 / 1.3 (बिना एनेक्सजर्स 
के ) से दाखिल की गयी है । वर्ष 2013-13 की द्वितीय तिमाही से पूर्व के संव्यवहारों हेतु फार्म c 
पूर्ववत् मैनुअल जारी किये जाते रहेंगे । 

कार्यालय द्वारा ऑनलाइन फार्म - सी जारी करने की यह प्रक्रिया द्वि - स्तरीय है । प्रथम 
स्तर में , व्यापारी द्वारा Hard एवं Soft copy में उपलब्ध कराये गये केन्द्रीय खरीद से सम्बन्धित 
सम्व्यवहारों को CT Application (SWAN) के माध्यम से अपलोड किया जाना है तथा द्वितीय 
स्तर में ऑफीसर के वैब अकाउण्ट (http://comtaxappl.uk.gov.in ) पर लॉग - इन कर 
फार्म - सी प्रिन्ट करके व्यापारी को उपलब्ध कराना है । 


190 


उत्तराखण्ड गजट , 10 मई , 2014 ई ० ( बैशाख 20. 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


STEP 1 : 


इस प्रक्रिया में व्यापारी द्वारा उन संव्यवहारों की सूची, जिनके लिये फार्म - सी प्राप्त किये जाने हैं , 
Annexure 17(c) में Soft copy एवं Hard copy ( दोनों form में ) कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष 


प्रस्तुत करेगें । 


सूची प्राप्त होने पर यूजर आई0 डी0 व पासवर्ड प्रयुक्त करते हुऐ CT Application (SWAN ) पर 
बने Operator या Officer के account पर log-in किया जायेगा । 
कर निर्धारण अधिकारी या Operator द्वारा यहाँ उपलब्ध विकल्पों में से Statutary Forms 
Issuance पर क्लिक करना है । 
इसके पश्चात Top menu पर "e- Form C " लिंक पर कर्सर रखते ही निम्न प्रकार दो option 
दिखायी देंगे । 

3. Download offline annexure 
4. Upload annexure 17C 


प्रथम ऑप्शन, Download offline annexure पर क्लिक करके Download annexure 17: C से 

संबन्धित Excel file डाउनलोड करनी है । अब व्यापारी द्वारा प्रस्तुत Annexure 17(c) के Soft 
copy 

से समस्त संव्यवहारों को Paste कर उक्त Excel file पर Copy कर लेगें । इसके उपरान्त 
इस file को xml file generate की जायेगी । यदि यह डाटा Soft Copy में उपलब्ध हो तो इस 
आसानी से Excel file में कॉपी - पेस्ट किया जा सकता है । समस्त सम्व्यवहार दर्ज करने के 
पश्चात् इसकी xml file generate करनी है 
पुन: "e- Form C " लिंक पर जाकर Upload annexure 17 C का विकल्प चुनना है । 
व्यापारी का TIN दर्ज करके Assessment Year तथा Quarter select करने के उपरान्त 

Proceed के बटन पर क्लिक करना है । 
तत्पश्चात् जनरेट की गयी ximl file को Browse करके अपलोड करना है । फाईल के अपलोड 
होते ही xml file successfully uploaded का मैसेज प्राप्त हो जायेगा । 


STEP 2 : 


1 


Officer web account ( http://comtaxappl.uk.gov.in) पर log-in करके यहां उपलब्ध विकल्प 
Formissuance पर जाकर Form C पर क्लिक करना है । 
तत्पश्चात् संबन्धित Quarter तथा TIN (जिस व्यापारी का एनेक्सजर अपलोड किया गया) दर्ज 
करके आवश्यकतानुरूप standard अथवा specific mode. का चयन कर PROCEED के 
बटन पर क्लिक करना है । 
PROCEED के बटन पर क्लिक करते ही अपलोड किये गये annexure में दर्ज समस्त 
विक्रेता व्यापारियों की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जायेगी । इस सूची का मिलान Hard Copy व 

Return से किया जायेगा । 
विक्रेता व्यापारियों की सूची में से उस व्यापारी को select करना है जिसके लिये फार्म - सी जारी 
किया जाना अपेक्षित है तथा व्यापारी से यह पूछकर कि वह किस धनराशि का फार्म - सी जारी 
करना चाहतें हैं आवश्यकतानुसार tax amount व other charges को जोड़ना है । 
यदि credit / debit note अंकित किया जाना है, तो सम्बन्धित विवरण feed किया जायेगा । 


191 


भाग 1 -का 

उत्तराखण्ड गजट , 10 मई, 2014 ई ० ( बैशाख 20, 1936 शक सम्वत्) 
कर:निर्धारण अधिकारी द्वारा यह भी जांच की जायेगी कि व्यापारी के जिन संव्यवहार के लिए 
फार्म - सी generate किये जा रहे हैं , उनके सम्बन्ध में किसी अन्य प्रकार से फार्म जारी या 
generate तो नहीं किये गये हैं । 
तत्पश्चात् फार्म - सी के Preview के भली भांति जांचकर generate Form- C के बटन पर 
क्लिक करना है । क्लिक करते ही pdf format में फार्म - सी स्क्रीन पर open हो जायेगा 
जिसका प्रिन्ट आउट लेकर तथा रस पर कार्यालय की मुहर लगाकर व्यापारी को उपलब्ध 
कराया जाना हैं । 
अधिक जानकारी विभागीय वेबसाइट पर User manual " Udaan- C " पर उपलब्ध है । 

दिलीप जावलकर, 

आयुक्त कर , उत्तराखण्ड । 
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 

February 26, 2014 
No. 17 /UHC /XIV -a - 11/Admin.A / 2003--SriMohd . Yusuf, Civil Judge ( Jr. Div.), Tehri Garhwal is hereby 
sanctioned earned leave for 26 days w.e.f. 13-01-2014 to 07-02-2014 with permission to prefix 11-01-2014 & 12-01 
2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays and to suffix 08-02-2014 & 09-02-2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays . 


NOTIFICATION 

March 14,2014 
No. 27 UHC /XIV /64/ Admin.A --Ms. Sujata Singh , 1st Additional District & Sessions Judge, Roorkee, District 
Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 46 days w.e.f. 15-01-2014 to 01-03-2014 with permission to prefix 
14-01-2014 as Barawafat and to suffix 02-03-2014 as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 

March 14, 2014 
No. 28 UHC /XIV /56 /Admin.A /2003 -- Sri Dhananjay Chaturvedi, 1st Additional District & Sessions Judge , 
Hardwar-is -hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 15-02-2014 to 28-02-2014 . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge, 

Sd/ 
Registrar (Inspection ). 


CHARGE CERTIFICATE 

( Ontaking over ) 
February 28, 2014 

March 01, 2014 
No. 935 /Admn (A )-UHC /2014 --CERTIFIED that the Office of the Registrar (Judicial), High Court of 
Uttarakhand ,Nainital,was transferred vide High Court ofUttarakhand OrderNo. 08 /XIV -a -44 /Admn. A /2008 dated 
February 19, 2014 as herein denoted in the forenoon of 28th February 2014 . 

NARENDER DUTT, 
Relieved Officer 

Relieving Officer 


: 


Countersigned 
D.P.GAIROLA, 

RegistrarGeneral. 
High Court of Uttarakhand , Nainital. 


. . . . 


192 


उत्तराखण्ड गजट, 10 मई, 2014 ई ० (बैशाख 20 , 1936 शक सम्वत्) 


[ भाग 1 - क 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

19 मार्च, 2014 ई ० 
पत्रांक 352 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / पीबी 30 ई -9093 / 2014 - वाहन संख्या पीबी 30 ई1-9093 मॉडल 1994 
चेसिस संख्या 360324LVQ004413 इंजन संख्या 697D024KVQ13090 इस कार्यालय में श्री जसविन्दर सिंह पुत्र 
श्री सुखदेव सिंह, निवासी म 0 नं 0 161, रायपुर दिनेशपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी 
ने दिनांक 10-03-2014 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया 
है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी 
द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया 
है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31-03-2014 जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की 
आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार 
पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या पीबी 30 ई-g 

-9093 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324LVQ004413 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 


कार्यालय आदेश 

19 मार्च, 2014 ई ० 
पत्रांक 353 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / आरजे 20 जी -2181 / 2014 - वाहन संख्या आरजे 20 जी -2181 मॉडल 
1996 चेसिस संख्या 380010MUQ739676 इंजन संख्या 697022MUQ810524 इस कार्यालय में श्रीमती गुरजीत कौर 
पत्नी श्री गुरबक्स सिंह , निवासी म0 नं 0 37, गौरी खेड़ा, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । 
वाहन स्वामी ने दिनांक 13-03-2014 को आवेदन पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए 
अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी 
है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु 
अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31-03-2014 जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन 
अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय 
परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों 
के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या आरजे 20 जी -2181 का 
पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 380010MUQ739676 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर , 
सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी ( प्रशासन ), 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


पी ०एस० यू० ( आर0 ई0 ) 19 हिन्दी गजट / 347 – भाग 1 - क -2014 (कम्प्यूटर / रीजियो )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की । 


